सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 पौष , 1943 ( श ० ) 


संख्या -11 राँची , सोमवार , 


17 जनवरी , 2022 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2021 


- 


संख्या -11 / कच आ०-16-05 / 2013 का ० 8915 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग की अधिसूचना सं०-11 / क ० च आ०-16-05 / 2013 का ० 10507 दिनांक 11.12.2015 द्वारा 
अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( स्नातक स्तर ) संचालन नियमावली 2015 
( अधिसूचना संख्या 3849 दिनांक 10.08.2021 द्वारा यथा संशोधित ) के अनुसूची -1 में क्रमांक -14 के 
रूप में निम्नांकित अंश को सम्मिलित किया जाता है : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 17 जनवरी , 2022 


> 


क्र ० 


विभाग का नाम 


पद का नाम 


शैक्षणिक योग्यता ( सरकार द्वारा मान्यता 


सं ० 


प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना अनिवार्य ) 


14 | उत्पाद 


एवं 


मद्य 


अवर निरीक्षक 


स्नातक एवं समकक्ष 


निषेध विभाग 


उत्पाद 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 11 -- 50 


